निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 307 ) 


9 आषाढ 1933 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2011 


सं0 एल / एच0जी0 - 13 01 / 10 - 11015 

गृह (विशेष ) विभाग 


- - - - - - - 


संकल्प 


27 जून 2011 
विषयः - तकनीकी गृह रक्षकों के नामांकन / चयन हेतु राज्यस्तरीय समिति के गठन के 

संबंध में । 

तकनीकी गृह रक्षकों के चयन संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन था । 
तकनीकी गृह रक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए तकनीकी गृह रक्षकों के चयन 
हेतु राज्यस्तरीय समिति के गठन पर विचार -विमर्श किया गया । 

तकनीकी गृह रक्षकों (स्वयं सेवक) को चयनित करने हेतु राज्यस्तरीय समिति 
का गठन बिहार होमगार्ड रूल्स - 1953 के नियम 5 ( 4 )(1 )(ii ) ( बी ) के अनुसार निम्न 
प्रकार किया जाता है: 
1 . उप - महासमादेष्टा , 

बिहार गृह रक्षा वाहिनी , 
मुख्यालय , पटना । 
वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा , 
( पुलिस अधीक्षक स्तर) , 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी । 


a 


Soस 


- 


1 


| 


अध्यक्ष 


2 . 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जून 2011 


लक 


3 . प्रमंडलीय समादेष्टा , 

सदस्य 
( पुलिस अधीक्षक स्तर ), ( अनु० जाति ) । 
4 . प्रमंडलीय /जिला समादेष्टा , ( अल्पसंख्यक ) 

सदस्य 
राज्य परिवहन आयुक्त , 

सदस्य 
( तकनीकी विशेषज्ञ ), (चालक हेतु) । 
निदेशक , 

सदस्य 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , 
दीघा , पटना , 

तकनीकी विशेषज्ञ , ( अन्य व्यवसायिक श्रेणी के लिए) । 
आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक 
में अविलंब प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

__ मो0 सउद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 307 - 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


